HARYANA GOVT. GAZ ., FEB. 19, 2019 ( MAGH. 30 , 1940 SAKA ) 


89 


हरियाणा सरकार 


राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग 


आदेश 

दिनांक 15 फरवरी, 2019 
संख्या का 0 आ 0 12 / के 0 अ 02 / 1899 / धा 0 9 / 2019.- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय 
अधिनियम 2), की धारा 9 की उप - धारा (1) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , 
इसके द्वारा, निम्नलिखित शर्तों पर पंजीकृत गौशाला, न्यास , सोसाइटी या कम्पनी जो लाभ के लिए न हो, के पक्ष में निष्पादित 
भूमि के दान या क्रय की लिखत पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 - क के अनुच्छेद 33 और 23( क) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प 
शुल्क 1 प्रतिशत तक कम करते हैं ; अर्थात् : 

पंजीकृत गौशाला, सोसाइटी, न्यास, अपने किसी सदस्य के व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करेगा । 
पंजीकृत गौशाला, सोसाइटी, न्यास हरियाणा गौ सेवा आयोग या पशुपालन विभाग , हरियाणा के निबन्धनों तथा 
शर्तों के अनुसार अपना काम करेगा । 
पंजीकृत गौशाला की भूमि का उपयोग गौशाला, सोसाइटी,न्यास के सदस्यों के व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं 
किया जाएगा । 


: 


1 . 


2 . 


3. 


केशनी आनंद अरोडा, 
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार , 

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग । 


90 


HARYANA GOVT. GAZ ., FEB . 19 , 2019 (MAGH . 30 , 1940 SAKA) 


[ Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT 


Order 


The 15th February , 2019 


No. S.O. 11/ C.A . 2 / 1899 /S . 9 /2019.— In exercise of the powers conferred by clause (a ) of Sub - section (1 ) of 
Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899 ), the Governor of Haryana hereby reduces to 1 % the 
stamp duty chargeable under article 33 and 23(a) of Schedule 1- A of the said Act on instrument of gift or purchase of 
land executed in favour of a registered Gaushala, Trusts , Society with the following conditions, namely: 
1 . The registered Gaushala, Society , Trust shall not work for the purpose of individual benefit of any 

member of the Gaushala ,Society , Trust. 
2 . The registered Gaushala, Society, Trust shall do their work according to such terms and conditions as 

may be imposed by the Haryana Gau Sewa Ayog or Animal Husbandry Department, Haryana . 
3 . The land of registered Gaushala shall not be utilized for the individual works by any member of the 

Gaushala ,Society , Trust . 


KESHNI ANAND ARORA , 

Additional Chief Secretary and 
Financial Commissioner to Government Haryana, 
Revenue and Disaster Management Department. 


8539 — C.S. - H.G.P ., Pkl. 


